रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L. -33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II _ Section 3 - Sub -section( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 1 , 2010 / पौष 11 , 1931 
NEW DELHI, FRIDAY , JANUARY 1, 2010 /PAUSA 11, 1931 


सं . 2 ] 
No. 23 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
. अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 जनवरी , 2010 
का. आ . 2 ( अ ). .- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्र सरकार एतद्वारा , दिनांक 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित दिनांक 
9 मई , 2008 की भारत सरकार , श्रम और रोजगार मंत्रालय की 
अधिसूचना सं . का . आ . 1122 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

उक्त अधिसूचना में ( 1 ) “ धारा 4 के खण्ड ( ग ) के अन्तर्गत 
केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त " शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 से 7 के 
सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् :- - 
क्रम संख्या 4 अपर सचिव/ संयुक्त सचिव ( सामाजिक सुरक्षा) , 

श्रम और रोजगार मंत्रालय 
क्रम संख्या 5 श्री भीमराव देगलाथिप्पी , मकान नं.135 / बी ,दर्गा 

गुब्बी कालोनी के सामने , सेडम रोड पोस्ट ऑफिस, 
आरटीओ कार्यालय के नजदीक , गुलबर्गा-585105 , 

( कर्नाटक ) 
क्रम संख्या 6 श्री वेंकटेश यू. बी . सुपुत्र स्वर्गीय श्री वासुदेव राव , 

निवासी 99 , सेकेंड क्रास , तीसरी मेन, चौथा फेज , 

जे. पी . नगर , बंगलौर - 560078 ( कर्नाटक ) 
क्रम संख्या 7 चौ. महिपाल सिंह , वरिष्ठ अधिवक्ता, मार्फत 

श्री सेवा राम , अधिवक्ता , गांव तथा डाकखाना 
रुप्परी कपूरपुर , जिला सहारनपुर ( उ. प्र.) । - 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st January , 2010 
S . 0 . 2( E).--- In exercise of the powers conferred by 
Section 4 of the Employees State Insurance Act, 1948 
( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby makes the 
following amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment No. S. O . 1122( E), dated the 9th May, 2008 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) dated the 9th May , 2008. 

In the said notification , ( 1 ) under the heading 
" appointed by the Central Government under clause ( c ) of 
Section 4 ” for the entries at Sl. No. 4 to 7 , the following 
entries shall be substituted , namely : - - 
Sl.No. 4 Additional Secretary / Joint Secretary , 

(Social Security ), Ministry of Labour and 

Employment 
Sl. No . 5 Shri Bhimarao Tegalathippi, H . No. 135 /B , 

Opposite Darga Gubbi Colony, Sedam 
Road Post Office, Near RTO Office , 

Gulbarga -585105 ( Kamataka) 
Sl. No. 6 Shri Venkatesh U . B. S / o. Late Vaasudeva 

Rao , R/ 0 99 , Second Cross , 3rd Main , 
4th Phase , J . P . Nagar , Bangalore - 560078 

(Karnataka ) 
SI. No. 7 Ch . Mahipal Singh , Senior Advocate , 

C / o Shri Seva Ram, Advocate , 
Village & Post Rooppari Kapoorpur , 
District- Saharanpur (U . P ). 

[ F. No. U - 16012/ 3/ 2007 -SS -I] 
S . D . XAVIER , Under Secy . 


[ फा . सं. यू- 16012 / 3/2007 - एस. एस. -I ] 

एस. डी. जेवियर , अवर सचिव 


5 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )]] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 जनवरी , 2010 
का . आ . 3 ( अ )...-- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा , स्थायी समिति के पुनर्गठन हेतु दिनांक 14 
अगस्त , 2008 के भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त , 2008 की 
श्रम और रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ . 
2042( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

( i ) उक्त अधिसूचना में “ धारा 8 के खण्ड ( ग ) के 
उप - खण्ड ( v ) के अन्तर्गत निगम द्वारा चयनित " शीर्षक के अंतर्गत 
क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 4 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 
क्रम संख्या 2 अपर सचिव/ संयुक्त सचिव ( सामाजिक सुरक्षा) , 

श्रम और रोजगार मंत्रालय 
क्रम संख्या 3 श्री भीमराव देगलाथिप्पी, मकान नं. 135/ बी , दर्गा 

गब्बी कालोनी के सामने , सेडम रोड पोस्ट ऑफिस , 
आरटीओ कार्यालय के नजदीक , गुलबर्गा-585105 , 

( कर्नाटक ) 
क्रम संख्या 4 अधिसूचित किया जाना है । 

[ फा. सं. यू -16012/3 / 2007 - एस. एस .-1 ] 

एस. डी . जेवियर , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st January , 2010 
S .O . 3 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by 
Section 8 of the Employees State Insurance Act , 1948 
( 34 of 1948 ), the Central Government hereby makes the 
following amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment No . S. O . 2042( E), dated the 14th August , 2008 
reconstituting the Standing Committee published in the 
Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section 
( ii ) dated the 14th August, 2008 . 

(i) In the said notification , under the heading 
“ Elected by the Corporation under sub -clause ( iv ) of Clause 
(b ) of Section 8 ” against Sl. No. 2 to Sl. No.4 , the following 
entries shall be substituted , namely :--- 
SI. No. 2 Additional Secretary Joint Secretary , 

( Social Security ) , Ministry of Labour and 

Employment . 
Sl. No. 3 Shri Bhimarao Tegalathippi, H . No. 135/ B , 

Opposite Darga Gubbi Colony , Sedam 
Road Post Office , Near RTO Office , 

Gulbarga -585105 ( Karnataka ) 
SI. No. 4 To be notified . 

[ E . No. U -16012 /3 / 2007 -SS - I] 
S . D . XAVIER, Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


